पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


खण्ड -18] 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत्) [ संख्या -01 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


01-52 


1500 


01-03 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


... 


975 


975 


975 


975 


" 


975 


... 


- 


1425 


01 - क 


02 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 
स्थानान्तरण / तैनाती आदेश 

03 नवम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 2397 / X - 1-2016-04(06) / 2014 टी 0 सी 0 - भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम-2 में उल्लिखित पद से कॉलम -3 में उल्लिखित पद पर स्थानान्तरित करते 
हुए तैनात किया जाता है: 
अधिकारी का नाम 

अभ्युक्ति 
सं ० 

एवं वर्तमान तैनाती 


क्र ० 


एतद्द्वारा तैनाती 


1 


2 


3 


4 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री मान सिंह, भा ० व ० से 0 , प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत 
प्रभागीय वनाधिकारी , भूमि वन प्रभाग , चम्पावत 
संरक्षण वन प्रभाग, कालसी 
श्री दिवाकर सिन्हा, भा ० व ० से 0 , उप निदेशक , वानिकी प्रशिक्षण 
प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता अकादमी, हल्द्वानी 
वन प्रभाग, चकराता 
श्री ए0 के 0 गुप्ता, भा ० व० से 0 , कार्ययोजना अधिकारी, टौन्स वन नई कार्य योजना का निरूपण 
प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत प्रभाग, पुरोला 
वन प्रभाग, चम्पावत 
श्री धर्मेश कुमार सिंह, भा ० व ० से 0, कार्ययोजना अधिकारी , रामनगर नई कार्य योजना का निरूपण 
प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल 
वन प्रभाग , बड़कोट 
श्री प्रवीण कुमार, भा ० व ० से 0 , कार्ययोजना अधिकारी, नैनीताल नई कार्य योजना का निरूपण 
उप निदेशक , वानिकी प्रशिक्षण वन प्रभाग, नैनीताल 
अकादमी, हल्द्वानी 
श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा , भा ० व ० से 0, उप निदेशक , गोविन्द वन्यजीव 

रिक्त पद पर 
प्रभागीय वनाधिकारी (बाध्य प्रतीक्षा) विहार, पुरोला 
श्री राम गोपाल, रा ० व ० से ० , क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन रा ० व ० से 0 के सबसे वरिष्ठ 
उप निदेशक, ईको - टूरिज्म , विकास निगम 

अधिकारी होने व विभाग में 
देहरादून 

सराहनीय कार्य किये जाने पर 
श्री दीप चन्द्र आर्य, रा ० व ० से 0 , प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, श्री दिवाकर सिन्हा के स्थान पर 
उप परियोजना निदेशक , जलागम चकराता वन प्रभाग , चकराता 
प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून 
श्री सुरेन्द्र कुमार, रा ० व 0 से0, प्रभारी प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि श्री मान सिंह के स्थान पर 
प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा संरक्षण वन प्रभाग, कालसी 
भूमि संरक्षण , वन प्रभाग, गोपेश्वर 
श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह , रा ० व ० से 0 , प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी , अपर श्री डी 0 के 0 सिंह के स्थान पर 
सहायक वन संरक्षक, तराई पश्चिमी यमुना वन प्रभाग, बडकोट 
वन प्रभाग, रामनगर 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


. 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


03 


1 


2 


3 


4 


11 . 


रिक्त पद पर 


प्रभारी प्रभागीय 

वनाधिकारी, 
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, 

रानीखेत 


12. 


श्री विजेन्द्र कुमार सिंह, रा ० व ० से 0 , 
सहायक वन संरक्षक, अल्मोड़ा वन 
प्रभाग, अल्मोड़ा 
श्री विनोद कुमार सिंह -प्रथम , 
रा ० व ० से ० , सहायक वन संरक्षक , 
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून 
श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, रा ० व० से 0, 
सहायक वन संरक्षक, कालागढ़ 
टाईगर रिजर्व, लैंसडौन 


प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, 

रिक्त पद पर 
टिहरी डैम -द्वितीय वन प्रभाग , 
उत्तरकाशी 
प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, श्री सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर 
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन 

गोपेश्वर 


13. 


प्रभाग , 


2 . 


उक्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे कृपया तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर , 
कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । 

एस 0 रामास्वामी, 

अपर मुख्य सचिव । 
गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1397 / XX (8) 2016-11(10 )2005- श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम 
संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (अधिनियम संख्या 02, सन् 1974) की धारा 
2 की उपधारा ( ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस संबंध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद 
देहरादून के राजस्व पुलिस के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजस्व क्षेत्र / ग्राम (संलग्न परिशिष्ट -1) में दी गई सूची के अनुसार 
को नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन किये जाने के उद्देश्य से जनपद देहरादून में पुलिस थाना, त्यूनी को स्थापित 
किये जाने एवं तद्नुसार पुलिस थाना त्यूनी को अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री राज्यपाल महोदय , यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त के फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित राजस्व 
पुलिस क्षेत्र के अधीन सम्मिलित क्षेत्र / ग्राम जनपद देहरादून के पुलिस थाना, त्यूनी के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित 
होंगे तथा राजस्व पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 

संख्या 1397 / XX( 8) 2016-11(10) 2005 , दिनांक 15 दिसम्बर , 2016 का परिशिष्ट -1 

जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुलिस थाना, त्यूनी के अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व 
क्षेत्र / ग्रामों की सूची, जिसमें उक्त ग्रामों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी सम्मिलित है: 
क्र ० सं ० राजस्व क्षेत्र / गाँवों के नाम 

कस्बा / गाँवों की संख्या 
1. त्यूनी TUINI 

कुल -5 
2. मैन्द्रथ 

MENDRATH 
3. हनोल 

HANOL 

HATAAL 
अणु 

ANNU 


01 


4 . 


हटाल 


5 . 


आज्ञा से , 
डॉ ० उमाकान्त पंवार, 

प्रमुख सचिव । 


04 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी , 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


गृह अनुभाग -4 
अधिसूचना 

प्रकीर्ण 

19 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1421 / बीस -4 / 2016-2(4) / 2013 - श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण 
करते हुए उत्तराखण्ड की अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा भर्ती और सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी 

सेवा नियमावली, 2016 


भाग 1 
सामान्य 


1 . 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारम्भ 


सेवा की प्रास्थिति 


(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, " उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात 

सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा नियमावली 2016 " है । 
( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, 
जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं । 
जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली 


2 . 


परिभाषाएं 


3 . 


में : 


( क ) "नियुक्ति प्राधिकारी से अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन द्वितीय 

अधिकारी के पद के सम्बन्ध में यथास्थिति महानिरीक्षक 
/ उपमहानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत 
है और सेवा के शेष पदों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ 

पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत हैं ; 
( ख ) भारत का नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के 

भाग -2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; 

आयोग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ संविधान से भारत का संविधान अभिप्रेत है; 

" सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ; 
( च ) " राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं ; 
( छ) “ सेवा से उत्तराखण्ड अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी 

सेवा अभिप्रेत है; 
( ज ) सेवा का सदस्य से इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त 

आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से 

नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; 
( झ ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति 

अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के 
पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा 
जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के 

अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो; तथा 
( ञ) भर्ती का वर्ष से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से 

आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


05 


सेवा का संवर्ग 


4 . 


भाग 2 

संवर्ग 
(1 ) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 

उतनी होगी, जो सरकार समय - समय पर द्वारा निर्धारित की जाय । 
( 2 ) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये, 

सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 

उतनी होगी, जो परिशिष्ट -1 में दी गयी, परन्तु उपबन्ध यह है कि- 
( क ) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा 

राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई 

व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । 
( ख ) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते 

हैं , जैसा वे उचित समझें । 


भाग 3 


भर्ती 


भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की 

जायेगी: 
(1) अग्निशामक (फायरमैन ) 

शत - प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन 

आयोग के माध्यम से । 
( 2) फायर सर्विस चालक 

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशामकों ( फायरमैनों), जिन्होने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली 
हो तथा हैवी ड्राईविंग लाईसेन्स धारक हो, में से अनुपयुक्त को 

अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, 
( 3) मुख्य अग्निशामक ( लीडिंग फायरमैन ) 

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशामकों (फायरमैनों), जिन्होंने भर्ती 
के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली 
हो , में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 

पदोन्नति द्वारा, 
( 4) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) 

(एक) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से, 
( दो ) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फायर सर्विस चालकों 

और मुख्य अग्निशामकों ( लीडिंग फायरमैनों) में से जिन्होने भर्ती के 
वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , 
में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर 

पदोन्नति द्वारा । 
टिप्पणी- अग्निशामक (फायरमैन) से फायर सर्विस चालक व मुख्य अग्निशामक ( लीडिंग फायरमैन) पद 
पर पदोन्नति के लिए एवं मुख्य अग्निशामकों ( लीडिंग फायरमैन) / फायर सर्विस चालक से अग्निशमन 
द्वितीय अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए समस्त पात्र अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक 
दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है । 

( 5) अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन आफिसर) 

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों, जिन्होने 
भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर ली हो , में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के 

आधार पर पदोन्नति द्वारा । 
आरक्षण 

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य 
पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय 
प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा । 


6 . 


06 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


राष्ट्रीयता 


भाग 4 

अर्हताएं 
7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी 

( क ) भारत का नागरिक हो , या 
( ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 

जनवरी , 1962 से पहले भारत आया हो , या 
( ग ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के 

आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, यूगाण्डा और संयुक्त 
तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती लांगानिका और जंजीबार ) के पूर्वी 
अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो , परन्तु उक्त श्रेणी ( ख) और (ग) 
से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार 
द्वारा पात्रता प्रमाण - पत्र जारी किया गया हो । 
परन्तु यह और कि श्रेणी ( ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी 
पुलिस उप महानिरीक्षक , अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त 
पात्रता प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा , 
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग ) से सम्बन्धित है, 
प्रमाण - पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और. 
ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की 

नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा । 
टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण - पत्र आवश्यक होगा , 
किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही अस्वीकृत किया गया हो, 
उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम 
रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है । किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा 
आवश्यक प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर 

दिया जाय । 
8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित 

अर्हताएं होंगी : 
(1) अग्निशामक माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश / माध्यमिक 
( फायरमैन ) शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट 

परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 

प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 
( 2) अग्निशमन द्वितीय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय 

अधिकारी (फायर से विज्ञान विषयों में ( भौतिकी, रसायन एवं गणित 
स्टेशन सेकेन्ड विषयों में ) स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा 
आफिसर) मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि । 

केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी 
मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छ: माह का 
सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की 

स्थिति में अधिमान दिया जायेगा । 
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान 
दिया जायेगा, जिसने : -- 
(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो । 

(2 ) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण- पत्र प्राप्त किया हो । 
10. (1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी 

सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए । 
(2) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिले के 

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए । 
(3) सीधी भर्ती हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी पात्र होंगे । 


शैक्षणिक अर्हता 


अधिमानी अर्हता 


9 . 


अनिवार्य / वांछनीय 
अर्हता 


................................................ 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


07 


आयु 


1 


18 वर्ष 
21 वर्ष 


2 


28 वर्ष 


चरित्र 


वैवाहिक प्रास्थिति 


11. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां 

विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई 
तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और 
अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो 
क्र.सं. पद का नाम न्यूनतम आयु 

अधिकतम आयु 
अग्निशामक 

22 वर्ष 
अग्निशमन द्वितीय 
अधिकारी 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग 
तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जैसा सरकार द्वारा 
समय - समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई 

जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए । 
12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना 

चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से सर्वथा 
उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा । 
टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य 
सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या 
निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के 
पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी 

नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । 
13. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पलियां जीवित हों , सेवा में किसी पद पर 
नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, 

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के 
लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से 

मुक्त कर सकेगी। 
14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया 

जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी 
ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के 
दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को 
नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय । 
टिप्पणी : 

चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की नॉक - नी , बो - लैग्स , फ्लैट - फीट , 
वैरीकोस वेन्स , दूर और पास की दृष्टि , कलर ब्लाइण्डनेस, रिनीज, वेबर्स, 
और वार्टिगो आदि दोषों जैसी कमियों का परीक्षण करेगा । 

भाग 5 

भर्ती की प्रक्रिया 
15. रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी 

जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम -6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी 
के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा 

और उसकी सूचना आयोग को देगा । 
16. अग्निशामक ( फायरमैन ) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ( फायर स्टेशन 

सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया : 
रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जाएगी : 
( एक ) ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार - पत्रों में , जिनका राज्य में 

व्यापक परिचालन हो , प्रकाशित किया जाएगा । 


शारीरिक स्वस्थता 


रिक्तियों की 
अवधारणा 


सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया 


08 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत्) 


भाग 1 


( दो) आयोग के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो / 

दूरदर्शन और रोजगार - पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके 

और / या इंटरनेट के माध्यम से । 
( तीन) अग्निशामक ( फायरमैन) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर 

स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद की सीधी भर्ती शारीरिक दक्षता 
परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति के माध्यम से एवं 
लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 

माध्यम से करते हुए की जायेगी । 
( क ) आवेदन पत्र 
( एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा । परीक्षा केन्द्र के आंवटन के 
सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है, यद्यपि आयोग 
अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है । 
( दो ) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें 
शैक्षिक अर्हता; आयु, प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक 
दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक , विषयवार 
लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिये ओ.एम.आर. 
पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा -निर्देश से सम्बन्धित जानकारी 
होगी । 
( तीन) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण - पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित 
करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा । 
( चार ) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा - विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, 
अंगूठा एवं अंगुली का निशान, फोटोग्राफ इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा 
आयोग द्वारा समय - समय पर विहित किया जाये । 
( पाँच) आवेदन - पत्र अभिसूचित बैंको / डाकघरों से विहित शुल्क भुगतान 
करने पर कय किया जा सकेगा तथा समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों 
को निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करवाने होंगे । अंतिम तिथि के पश्चात् 
प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । 
( छः ) यदि कोई प्रमाण - पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो , 
किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार 
किया जा सकता है । 
( ख) बुलावा पत्र 
निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जॉच की 
जायेगी । जॉचोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे , 
उन्हें शारीरिक मानक नाप - जोख हेतु बुलाया जायेगा । बुलावा पत्र परीक्षा 
प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए । यदि बुलावा 
पत्र परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो , 
अभ्यर्थी हैल्पलाईन से सम्पर्क कर द्वितीय बुलावा पत्र की कापी प्राप्त कर 
सकते हैं । ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने 
हेतु अपेक्षित हो, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा । 

शारीरिक मानक नाप -जोख अग्निशामक हेतु परिशिष्ट -2(क ) के 
अनुसार एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट -3( क) के अनुसार 


होंगे । 


( ग ) शारीरिक दक्षता परीक्षा 
शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी । अग्निशामक एवं अग्निशमन 
द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया 
ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट -2( ख ) एवं परिशिष्ट -3( ख) में विहित की 
गई है । 


भाग 1] 


09 


: 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 

( घ ) लिखित परीक्षा 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी । अग्निशामक एवं 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन की 
प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट-2(ग ) एवं परिशिष्ट -3( ग) में दी 
की गई है । 
( ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची 
आयोग, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा 
अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सम्यक् 
प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम 
चयन सूची तैयार करेगा । अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट / सूचना पट्ट 
और समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम 
में प्रकाशित किया जायेगा । आयोग द्वारा जनपदवार एवं श्रेणीवार श्रेष्ठता 
सूची प्रकाशित की जायेगी । आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की 
गई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बंद 
आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा । 
( च) चिकित्सा परीक्षण 
उक्त अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी । 
अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु चिकित्सा परीक्षण 
क्रमशः परिशिष्ट -2( घ) एवं परिशिष्ट -3( घ) में दी की गई है । 
( छ) चरित्र सत्यापन 
नियुक्ति पत्र 

। पत्र जारी करने से पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक 
होगा । अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके 
जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए । 

कअपराधिक अभिलेख का सत्यापन 
(1) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु 

प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण - पत्र, राष्ट्रीय कैडेट 
कोर, होमगार्ड प्रमाण - पत्र, चरित्र प्रमाण - पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के 

मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करें । 
(2) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु 

जिला / राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण - पत्र और जाति प्रमाण - पत्र 
हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
करना होगा । अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा प्रमाणित 
फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने या बॉये हाथ के अंगूठे का 
निशान प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थियों को तहसील, विकास खण्ड, 
ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता प्रस्तुत 
करना होगा । 


पदोन्नति द्वारा 
भर्ती की प्रक्रिया 


17. (1) फायर सर्विस चालक , मुख्य अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय 

अधिकारी, के पद पर भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट -4 में दी गयी 

है । 
( 2) अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया नियम 5(5) में दी 

गयी है । 
(क ) पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये 

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार गठित विभागीय चयन 
समिति के माध्यम से की जायेगी 
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी 
( दो ) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नामित दो अधिकारी सदस्य 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित दो अधिकारियों में से एक अधिकारी 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा | 


अध्यक्ष 


10 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
( ख ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी 

और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों 

के साथ चयन समिति के सम्मुख रखी जायेगी, जो उचित समझे जाएं । 
( ग) चयन समिति द्वारा उप नियम-2 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर 

अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा । 
( घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची 

तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी । 
( ड.) पदोन्नति पर न जाने वाले अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर आगामी 02 वर्ष 

तक विचार नहीं किया जायेगा । 


संयुक्त चयन सूची 


18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा 

की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत 
बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा । 


भाग 6 


नियुक्ति 


प्रशिक्षण 


परिवीक्षा 


नियुक्ति, प्रशिक्षण , परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता 
19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे 

यथास्थिति नियम -16 व नियम -17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये 
हो , नियुक्तियाँ करेगा । 
( 2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी 
किये जाते हों, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा . जिसमें 
चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन पर आधारित ज्येष्ठता के 
आधार पर, उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में 

है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा । 
20. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या 

विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी । 
21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त 

व्यक्ति दो वर्ष की सेवा के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा । 
( 2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक - पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक 

विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गई है, अवधि बढ़ा सकता 
है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे ; 

परन्तु उपलब्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय 
परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो 

वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी । 
(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के 

दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा 
की बढ़ायी गयी अवधि किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का 
पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने 
में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है , 
प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या उसका किसी पद पर धारणाधिकार 

नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी । 
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित 

कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं , किसी 

प्रतिकर का हकदार नहीं होगा । 
(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि के संगणना के प्रयोजन हेतु उस 

निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट 
संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर 
पर पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


11 


स्थायीकरण 


22. 


ज्येष्ठता 


परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि 
या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा 
सकेगा, यदि उसने - 
( क ) विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो , 
( ख ) जिसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ; 
(ग ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो , तथा 
( घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि व स्थायीकरण 

हेतु अन्यथा योग्य है । 
23. (i) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ( ज्येष्ठता 

निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जाएगा । यदि दो या 
उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी 
ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिसमें उनके नाम उसकी 
नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते हैं : 

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई 
पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल 
रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक 
नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जाएगा तथा अन्य मामले मे इसे 
आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जाएगा : 
परन्तु 

और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में 
एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह 
होगी जो नियम. 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये 

संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है । 
( 2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर 
ज्येष्ठता वही होगी जो , यथास्थिति, आयोग द्वारा अवधारित की जायः 

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी 
पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार 
ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता 

है । 
(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो 

उनके संवर्ग में थी , जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है । 
(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा 

किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक - पृथक कोटा 
विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम -18 के अनुसार तैयार की गई 
संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर 
अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे : 

परन्तु उपबन्ध यह है कि 
( क ) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती 

है वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती 
वर्ष या वर्षों में , जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हो, नीचे कर 

दी जायेंगी । 
( ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है 

और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों 
में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी 
पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की 
ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी । यद्यपि उस 
वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम ( इस नियम के अधीन तैयार 
की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के 
नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा । 


12 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


वेतनमान 


परिवीक्षा अवधि 
में वेतन 


. 


( ग ) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी 

जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित 
परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस 
प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं , वहाँ इस प्रकार 
नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी 
नियुक्ति उसके कोटे की विरूद्ध की गयी है । 

भाग 7 

वेतन 
24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य 

वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित 

किया जाय । 
(2 ) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न पदों का वेतनमान 

परिशिष्ट -1( क ) में दी गयी है । 
25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन 

व्यक्ति , यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में 
उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की 
सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष 
की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी 
कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो । 

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण 
परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की 
गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति 

प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे । 
(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले 

से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित 
किया जायेगा : 

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के 
कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो . जब तक नियुक्ति 
प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के 

लिए नहीं गिनी जायेगी । 
( 3) परिवीक्षा अवधि में ऐसे व्यक्ति का वेतन , जो पहले से ही स्थायी 

सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्यतया सेवारत 
सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा । 

भाग 8 

अन्य प्राविधान 
26. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से 

भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी 
अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई 

प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा । 
27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में , जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं 

आते हो , सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत 
सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों, और आदेशों द्वारा विनियमित 


पक्ष समर्थन 


अन्य विषयों का 
विनियमन 


होंगे । 


सेवा शर्तों का 
शिथिलता 


28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की 

सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


13 


मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू 
नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा 
ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या 
शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक 

कार्यवाही करने के लिए उचित समझे । 
29. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य 

रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय - समय 
पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों 
के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो । 


व्यावृत्ति 


परिशिष्ट -1 (नियम-4 देखें ) 


अग्निशमन सेवा के अन्तर्गत नियमावली के प्रख्यापन के समय स्वीकृत पदों की संख्या 


क्र ० सं ० 


स्वीकृत पदों की संख्या 


1 


34 


2 


39 


पद का नाम 
अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर ) 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ( फायर स्टेशन सेकेन्ड 
ऑफिसर) 
मुख्य अग्निशामक ( लीडिंग फायरमैन) 
फायर सर्विस चालक 
फायरमैन ( अग्निशामक ) 


3 


148 


181 


5 


920 


परिशिष्ट -1 ( क ) नियम -24( 2) देखें 


क्र ० सं ० 


1 


2 


पद का नाम 

वेतनमान 

वेतन ( रू 0 ) ग्रेड- वेतन ( रू 0 ) 
अग्निशमन अधिकारी ( फायर स्टेशन ऑफिसर ) 9300-34800 

4200 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन 9300-34800 
4200 
सेकेन्ड ऑफिसर) 
मुख्य अग्निशामक ( लीडिंग फायरमैन) 

5200-20200 

2400 
फायर सर्विस चालक 

5200-20200 

2400 
फायरमैन ( अग्निशामक ) 

5200-20200 

2000 


3 


4 


5 


14 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी , 2017 ई० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 


1 


परिशिष्ट -2 क नियम -16( ख ) देखें 
अग्निशामक ( फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप - जोप 

अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है : 
ऊँचाई 
(1 ) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के 
अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 

168 सेंटीमीटर 
( 2) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 

160 सेंटीमीटर 
( 3) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 

157.5 सेंटीमीटर 


फैलाने पर 


सीने की माप 

बिना फैलाये 
(1) सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ( 81.3 सेंटीमीटर) 
टिप्पणी : -- सीने में कम से कम 05 सें.मी. का फुलाव आवश्यक है । 


( 86.3 सेंटीमीटर) 


. 


2- पुलिस लाईन / स्टेडियम , जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो , वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व 
सूचना पट्ट (बोर्ड) पर इन परीक्षणों हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को प्रमुखता 
से प्रदर्शित किया जायेगा । 


3- शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन / स्टेडियम में आयोजित किया जाय । एक दिन में 
अभ्यर्थियों की संख्या सामान्यतः 200 तक होनी चाहिए । अभ्यर्थियों की संख्या घट - बढ़ भी 
सकती है । 


4- इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम , परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार 
प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और 
सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो चयन समिति की वेबसाइट ! 
पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा । 


5- शारीरिक मानक परीक्षण के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत 
उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


15 


परिशिष्ट -2 ख (नियम 16(ग ) देखें) 
अग्निशामक (फायरमैन ) के पदों की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण 
शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति निम्नानुसार नामित होगी : 

( क ) अध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी, 

( ख ) सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी 
शारीरिक मानक परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा 
( पूर्णांक -100) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेन्ट में 50 प्रतिशत से 
कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रकिया से पृथक कर दिया जायेगा : 
क्र.सं. इवेन्ट का नाम 

दूरी / समय अंक 
क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णाक 20 अंक ) 

12 
14 


ܢܝܝ 


10 


16 


20 


2 


लम्बी कूद (पूर्णाक -20 अंक ) 


50 मीटर 
55 मीटर 
60 मीटर 
65 मीटर 
70 मीटर 
13 फिट 
14 फिट 
15 फिट 
16 फिट 
17.फिट 
18 फिट 


10 


12 
14 
16 
18 


20 


। 


3 


10 


12 
14 
16 
20 
04 
06 


4 


चिनिंग अप (बीम ) (पूर्णाक 20 अंक ) 

.05 बार छूना 
( अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप / ओवर ग्रिप जो चाहे कर | 07 बार छूना 
संकता है ) 

08 बार छूना 
09 बार छूना 

10 बार छूना 
( क ) दण्ड ( पूर्णाक -10 ) 

25 चार मिनट में 
दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम | 35 चार मिनट मे 
अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । 

50 चार मिनट में 

75 चार मिनट में 
( ख) बैठक (पूर्णाक -10 ) 

50 दो मिनट में 
65 दो मिनट में 
80 दो मिनट में 

100 दो मिनट में 
दौड़ (03 कि ० मी ०) (पूर्णाक -20 अंक ) 

20 मिनट में 
18 मिनट में 
16 मिनट में 
14 मिनट में 
12 मिनट में 
10 मिनट में 


08 
10 
04 


06 


08 


10 


5 


10 


12 


14 


16 


18 
20 


( एक ) अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नही होनी चाहिए जिससे कि 

परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये । 
( दो ) शारीरिक दक्षता परीक्षण के परिणाम उसी दिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे । 
( तीन ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं 

मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा । 


16 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिशिष्ट -2 ग (नियम 16( घ ) देखें)} 


फायरमैन ( अग्निशामक) के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा 


(1 ) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आयोग अभ्यर्थी को 

हेल्पलाइन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था 

करेगा । 
( 2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवस और समय पर आयोजित की जाएगी । 
(3) लिखित परीक्षा के 100 पूर्णाक होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 70 अंक एवं हिन्दी भाषा के 30 

अंक के प्रश्न होंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे । 
( 4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा । 
(5 ) लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Sheet ) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट रूप में भी होगी 

तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी । 
(6) परिणाम तैयार होने पर आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार प्राप्तांकों के साथ 

अपलोड किया जायेगा । 


. 


- 


परिशिष्ट -2 घ (नियम 16 (च ) देखें 


- 


फायरमैन ( अग्निशामक ) के पदों की सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण 

अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा । वे अधिसूचित 
केन्द्रों पर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की 
अध्यक्षता में गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे । अभ्यर्थियों की संख्या ( एक दिन 
में 50 से अनधिक ) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता 

और प्रकिया प्रभावित न होने पाये । 
( क ) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा । चिकित्सा 
बोर्ड द्वारा मुख्यतया मानव शरीर की कमियों यथा नॉक - नी , बो - लेग्स , 

वैरिकोज 
वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण , वेबर्स 
टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जॉच की जायेगी । बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य 

परीक्षण कर सकता है । 
( ख ) यदि 

कित्सा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाये जाते हैं 
तो वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे । 
( ग ) चिकित्सा परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका चयन सूची पर कोई प्रभाव न होगा । 


फ्लैट - फुट, 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी , 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


17 


परिशिष्ट -3 क (नियम 16( ख) देखें 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर ) के पद पर सीधी भर्ती के लिए 

शारीरिक मानक नाप - जोख 


बिना फुलाये 


83.8 से.मी. 


1- अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं : 

ऊँचाई 
(1) सामान्य व अन्य पिछडे वर्ग और अनुसूचित जाति के 167.7 सेंटीमीटर 

अभ्यर्थियों के लिये 
(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 

160.0 सेंटीमीटर 
( 3 ) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 

162.6 सेंटीमीटर 
सीने की माप 

फुलाने पर 
(1) सामान्य व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये 

78.8 से.मी. 
( 2) अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों 

76.5 से.मी. 

81.5 से.मी. 
के लिये 
टिप्पणी- न्यूनतम 05 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है । 
2- स्टेडियम / पुलिस लाईन जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो , वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व 

सूचना पट्ट (बोड़) न्यूनतम शारीरिक मानक को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा । 
3- शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन / स्टेडियम में आयोजित किया जाय । एक दिन में 

अभ्यर्थियों की संख्या सामान्यतः 200 तक होनी चाहिए । 
4- इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक 

अभ्यर्थी के परिमापों को उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना 
पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो चयन समिति की वेबसाइट पर 

भी नित्य अपलोड किया जायेगा । 
5- शारीरिक मानक परीक्षण के लिये भारतीय संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत 

उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा । 


18 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिशिष्ट -3 ख (नियम 16 (ग ) देखें ) 


अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर चयन समिति के माध्यम से 

सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण 


शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति निम्नानुसार नामित होगी : 
( क ) अध्यक्ष – पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी 
( ख ) सदस्य पुलिस अधीक्षक / सेनानायक स्तर के 03 अधिकारीगण 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की न्यूनतम अर्हकारी मानक निम्नवत् 


होंगे : 


क.स. 


मनिक 


इवेन्ट का नाम 
क्रिकेट बाल थ्रो 


1 


50 मीटर 
13 फिट 


2 


लम्बी कूद 


3 


4 


चिनिंगअप 
दौड़ 
( क ) दण्ड 
( ख ) बैठक 


05 बार 
05 कि 0 मी 0 (30 मिनट में ) 
( क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड 
( ख ) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक 


5 


( एक) अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि 

परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये । 
( दो ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन घोषित कर सूचित कराया 

जायेगा । 
( तीन) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन द्वारा प्रमाणित 

उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा । 


. 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत्) 


19 


परिशिष्ट -3 ग (नियम 16( घ) देखें 


अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती 

के लिए लिखित परीक्षा की प्रकिया 


- 


(1) यदि परीक्षा के दिनांक से सात दिन पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आयोग अभ्यर्थी 

को हेल्पलाइन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की 

व्यवस्था करेगा । 
(2 ) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवंस और समय पर आयोजित की जाएगी । 
(3) लिखित परीक्षा के 300 पूर्णाक होंगे । लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे । लिखित परीक्षा 

वस्तुनिष्ठ ( objective type) एवं बहुविकल्पीय ( Multiple choice ) प्रकार की होगी । परीक्षा के 
विषय / अंको का विवरण निम्नवत होगा : 
विषय 

अधिकतम अंक 
1 - सामान्य हिन्दी ( हाईस्कूल स्तर) 100 अंक ( प्रत्येक प्रश्न 1 अंक ) (समय 1 

घण्टा ) 
2 - सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता 

( समय 2 

घण्टा) 
क - सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण 50 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक ) 
ख - सामान्य जागरूकता 

75 अंक ( प्रत्येक प्रश्न 1 अंक ) 
ग - गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर ) 75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक ) 


200 अंक 


(4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा । 
(5) अभ्यर्थी प्रश्नपत्र परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जा सकेंगे । बहुविकल्पीय ( Multiple choice) 

प्रश्नों की उत्तरमाला (Answer Sheet ) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी, जिसकी कार्बन 

प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी । 
(6 ) परिणाम तैयार होने पर आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार प्राप्तांकों के 

साथ अपलोड किया जायेगा । 


20 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


परिशिष्ट -3 घ नियम 16 ( च ) देखें, 


। 


अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर ) के पद पर सीधी भर्ती के लिए 

चिकित्सकीय परीक्षण 
अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा । वे 
अधिसूचित केन्द्रों पर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वरिष्ठ 
चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपना चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे । 
अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक ) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे 
चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये । 
(क ) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा । चिकित्सा 

बोर्ड द्वारा मुख्यतः मानव शरीर की कमियों यथा नॉक - नी , बो - लेग्स , फ्लैट - फुट, वैरिकोज 
वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज़ टेस्ट संहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स 
टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जाँच की जायेगी । बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य 

परीक्षण कर सकता है । 
( ख) यदि चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाये जाते हैं , 

तो वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे । 
( ग) चिकित्सा परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका चयन सूची पर कोई प्रभाव न 


होगा । 


परिशिष्ट -4 (नियम -5( 2), 5(3), 54 ( दो ) व नियम 170) देखें 


फायर सर्विस चालक, मुख्य अग्निशामक ( लीडिंग फायरमैन) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों 

पर प्रोन्नति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 


पात्रता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत 3.2 किलोमीटर की दौड़ 
30 मिनट में पूरी करनी होगी । 


आज्ञा से , 


डा ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


21 


ATT 1] 

BTQUE TT, 07 07998 , 2017 0 (974 17, 1938 ? Haa ) 
In pursuance of the provision of clause (3 ) of Article 348 of " The Constitution of India". the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 1421 /XX - 4 /2016-2 (4 )/ 2013 , Dated December 19 , 2016 : 

NOTIFICATION 
MISCELLANEOUS 

December 19, 2016 
No. 1421 /XX - 4 /2016-2 (4 )/2013-- In exercise of the power conferred by the provision of article 
309 of " the Constitution of India " and in supersession of all existing Rules and order on the subject, 
Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and the condition of service of 
persons appointed to the Uttarakhand fire and Emergency Service subordinate officers /Employees 
service . 


THE UTTARAKHAND FIRE AND EMERGENCY SERVICE SUBORDINATE OFFICERS/ 

EMPLOYEES SERVICE RULES, 2016 

PART- I- GENERAL 


Short title and 
commencement 


Status of 
Service 


Definitions 


1 . ( 1) These Rules may be called " the Uttarakhand Fire Service Subordinate 

Officer/Employees Service Rules, 2016 " . 
(2 ) They shall come into force at once . 
2. Uttarakhand Fire Service Subordinate Officer/Employees Service comprises 

Group C posts. 
3 . In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context - 
(a) “ Appointing authority ” in respect of the posts of Fire Station Officer and 

Fire Station Second Officer means the Deputy Inspector General of Police 
and for the Remaining Posts in the service means District Superitendent of 

Police ; 
(b ) " Citizen of India” means a person who is or is deemed to be a citizen of 

India under part II ofthe constitution ; 
(c ) " Commission " means the Uttarakhand Subordinate Service Selection 

Commission ; 
(d ) “ Constitution " means the constitution of India ; 
(e) " Government" means the State Government of Uttarakhand ; 

" Governor” means Governor of Uttarakhand ; 
" Service" means the Uttarakhand Fire Service Subordinate Officer / 

Employees Service ; 
(h ) “Member of the service ” means a person substantively appointed under 

these Rules or the Rules orders in force prior to the commencement of 

these Rules to a post in the cadre of service; 
(i) " Substantive appointment ” means an appointment not being an ad -hoc 

appointment on a post in the cadre of service made after selection in 
accordance with the Rules and if there were no Rules, in accordance with 
the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued 
by the Government; 
“ Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on 
the first day of July of a calendar year. 


-- 


22 


BTRIGUE MC, 07 08 , 2017 Bo ( 17, 1938 919 797 ) 


[ HTVI 1 


PART- II CADRE 


4 . 


Cadre of 
service 


(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be 

such as may be determined by the Government from time to time. 
(2 ) The strength of the service and of each category of posts therein shall, 

shall until order varying the same are passed under sub Rule (1), be as 
given in Schedule- 1. 
Provided that: 
(a ) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold 

abeyance any vacant post, without thereby entitling any person 

compensation ; or the 
(b ) Governor may create such additional permanent or temporary or 

temporary posts as he may consider proper. 


PART III- RECRUITMENT 


5 . 


Source of 
recruitment 


Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from 
the following sources: 
( 1) Fireman : (i) by direct recruitment through the Selection Committee on cent 
percent. 
( 2 ) Fire Service Driver : 
By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, amongst 
substantively appointed such Fireman s, who have completed seven year service 
as on the first day of the year of recruitment and have obtained the heavy driving 
license . 
(3 ) Leading Fireman : 
By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, amongst 
substantively appointed such Fireman s for the post of Leading Fireman , who 
have completed seven year service as on the first day of the year of recruitment 
the post of Fireman. 
(4 ) Fire Station Second Officer: 

(i) 50 % by direct recruitment through the Selection Commission . 
(ii) 50 % by promotion through on the basis of seniority on from amongst fire 

service driver and Leading fireman who have complete five year of service 
as such on the first day of the year of recruitment subject to the rejection of 

the unfit. 
Note:- All the suitable Candidates considered for promotion of the Leading 

Fireman /Fire Service Drivers from the post of fireman and for the post of 
Fire Station Second Officers from the post of Leading Fireman /Fire Service 
Drivers, shall pass through the qualifying nature Physical efficiency test, 

details are given in Appendix -4 . 
(5 ) Fire Station Officer : 
By promotion amongst substantively appointed fire Station Second Officer who 
have completed five years service as such on the first day of the year of the 
recruitment on the basis of seniority subject to rejection ofthe unfit . 


Reservation 


6. Reservation for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 

Other Categories shall be as Government order in force at the time of 
recruitment. 


TFT 1] 


BTREME TEC, 07 0992), 2017 ļo (974 17, 1938 ° C ) 


23 


PART-IV 
QUALIFICATION FOR THE POST OF DIRECT RECRUITMENT 


Nationality 


7 . 


A candidate for direct recruitment to a post in the service must be ; 
(a ) a citizen of India ; or 
(b ) a Tibetan refugee who come over the India before 1st January 1962 with the 
intension of permanent settling in India; or 
(c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan , Burma, Shri Lanka or 
any of east African countries ofKenya , Uganda an United Republic of Tanzania 
( formerly Tanganyika and Zanzibar ) with the intention of permanently settling 
in India . 

Provided that a candidate belonging to the category (b ) of (c ) above 
must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the 
State Government . 

Provided further, that a candidate belonging to category (b ) will also be 
required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector 
General of Police, Intelligence Branch , Uttarakhand . 

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no 
certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the 
retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be 
subject to his acquiring Indian citizenship. 
NOTE :- a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the 
same has neither been issued nor refused , may be admitted on an examination or 
interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary 
certificate being obtained by him or issued in his favor. 


8 . 


Academic 
Qualification 


A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must posses 
the following qualification ; 
( 1) Fireman Must have passed the Intermediate Examination of the 

Board of High School and intermediate education , 
Uttarakhand or examination recognized by the Government 

as equivalent thereto . 
(2) Fire 

Must possess the Bachelor s Degree in Science (Physics, 
Station Chemistry & Maths) from a University established by low 
Second in India or qualification recognized by the Central or State 
Officer Government. 

Certificate in minimum six months for computer 
application from an institute recognize by the Central or 
State Government. 


Preference 
Qualification 


9. In case of similarity in other areas, a candidate must be given preference, who 


has ; 


(i) served in territorial Army for minimum period of two years, or 
( ii ) Obtain a B certificate of National Cadet Corps. 


Mandatory/ 
Desirable 
Qualification 


10. ( 1) A candidate the post of direct recruitment must have registered in any 

employment office of the State . 
(2 ) Ex -serviceman must have registered in district soldier welfare and 

resettlement board of any ditrict of State . 
(3 ) Only male candidate shall be eligible for direct recruitment. 


24 


Age 


TIRGUS TUE, 07 THÌ, 2017 (99 17, 1938 99 Hac ) 

[PTT 1 
11. A candidate for direct recruitment must have attained theminimum age and must 

not have attend the age more than the maximum age specified against the post in 
the table given below on the first day of July of the calendar year, in which 
vacancies are advertised 
S.N. Name of the Post 

Minimum age 

Maximum age 
Fireman 

18 Year 

22 Year 
2 Fire Station Second Officer 21 Year 

28 Year 


Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to the 
Schedule Casted , Scheduled Tribes and such other categories as may be notified 
by the Government from time to time shallbe greater by such number of years as 
may be specified . 


Character 


12 . The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must 

be such as render him suitable in all respect for employment in Government 
service . The appointing authority shall satisfy itself on this point. 
NOTE : Person dismissed by the Union Government or a State Government or 
by a Local Authority or a Corporation or a body owned or controlled by the 
Union Government or a State Government shall be ineligible for appointed to 
any post in the service. Person convicted in an offence involving moral turpitude 

shall also be ineligible. 
13. A male candidate who has more than one wife living shall not be eligible for 
appointment to a post in the service . 

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special 
ground for doing so, exempt any person from the operation of this Rule. 


Marital Status 


Physical 
Fitness 


14 : No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good 

mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere 
with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally 
approved for appointment he shall be required to pass an examination by a 
medical board . 
NOTE : the Medical Board shall also examine the deficiencies such as knock 
knee, bow legs, flat- feet, varicose veins, distant and near vision , color blindness, 
hearing test comprises ofRinne s test , Webber s test and test of vertigo . 


of 15 . 


Concepts 
Vacancies 


Part- V 
PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT 

The appointing authority shall determine and intimate to the Commission 
the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment 
as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories under rule 6 . 


Procedure for 16. The vacancies for direct recruitment shall be notified in the following manner 
direct 

under these rules : 
recruitment 

(1) By issuing advertisement in minimum 02 daily newspaper having wide 

circulation in State . 
( ii ) By pasting the notice on the notice Board of the office or by advertising 

through employmentnewspaper or/ Internet , Radio and Doordarshan . 
(iii ) Direct recruitment for the post of Fireman and Fire Station Second 

Officerphysical efficiency test will taken by ‘ Physical efficiency test 
comettee and written cen by Uttarakhand subordinate service 
selection commission . 


HIIT 1] 


Baraus Tufc , 07 GHhaft, 2017 so (HQ 17, 1938 910 96 ) 


25 


(a) Application Form : 
(one ) A candidate shall be filled only one application . A candidate can opt one or 
more centre for allotment of examination center, however commission may be 
allot center other than indicated center . 
( two) a separated booklet shall be annexed with a application form , in which the 
information regarding education qualification , age, physical standard testof every 
category , physical efficiency test, minimum eligibility standard formedical test, 
minimum eligibility marks for subjectwise written examination , copy of OMR 
booklet for practice and other important direction shall be include . 
(three) The candidate shall self attested to his allicertificates and documents and 
shall be countable for their originalising and correctness. 
(four ) The identification details in application form as apécific identification 
letter number, thumb or figure marksa, photograph shall attached as such as 
priscribed by the commission from time to time. 
(five ) The application may be obtained from the schedules/Banks/Post office on 
payment by prescribed fees shall be submitted upto fixed last date: No 
consideration shall be made on the received application form after the last date. 
(six ) If any certificate is shown to the submitted in the application form but not 
fund attached in time there the application form of the candidates may be 
rejected . 
( b ) Call letters 
All the certificates submitted by the candidates will be examined before the 
issuance of the call letter. If a certificate is shown to be submitted in the 
application form but not found attached with it , the Application Form of the 
candidates may be rejected . After getting the Application Form , call letter will be 
issued to eligible candidates through the same Police Office from where 
Application Form was submitted . Code/ Name/ Postal Address/ place of the 
examination centre along with the date and time of the Physical Standard Test, 
Physical Efficiency Test and Medical Examination will be clearly mentioned in 
the call letter. Documents which the candidates are required to produce for the 
examination will be clearly indicated in the call letters. Call letters should be 
reach at least a week before the examination . In case call letter is not received 
within a week before the examination, candidates may contact helpline with the 
serial code of the Application Form , which will have to be given in this regard . 
Duplicate call letter will be issued by the Board . 
( c) PhysicalEfficiency Test 
The candidates who are declared successful in the Physical Standard Test shall 
be required to appear in a Physical Efficiency Test for post of fireman and fire 
station second officer the test procedure of which is given in respectively , 
Appendix 2 (B ) and 3 (B ). 
(d ) Written Examination 
The candidates declared successful in Physical Efficiency Test shall be required 
to appear in Written Examination for the post of fireman and fire station second 
officer, the test procedure of which is given in respectively , Appendix 2 ( C ) and 
3 ( C ). 
( e ) FinalMerit List 
The board shall having regard to the need for securing due representation of the 
candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other 
category in accordance with Rule 6, prepare a final select list of candidates in 
order of a merit . The finalMerit List shall be published in website / notice board 


26 


TRIQUE Hoe, 07 47921, 2017 go ( 17 , 1938 9 ya) 

ON 1 
and newspapers along with the marks obtained by the candidates to enable them 
to check their marks obtained by them irrespective of the fact whether they are 
successful or unsuccessful. The district and category wise merit list shall be 
published by commission . The commission will furnish the list of marks 
obtained by the candidates signed by its competent authority in a sealed cover 
along with the answer sheets to the appointing authority . 
(f) Medical Examination 
The candidate declare finally selected shall be required to appear in a Medical 
Examination Test. The procedure of medical examination for post of fireman and 
fire station second officer is given in respectively Appendix 2(D ) and 3 (D ). 
(g ) Character Verification 

Before issuing appointment letter it will be essential to complete the 
character verification . The verification of character and criminal record of the 
candidates as far as possible be completed within onemonth . 
(1 ) For character verification the candidates shall be required to furnish age 

certificate. Certificate of Educational Qualifications, Sports Certificate , 
National Cadet Corps Certificate, Home Guard Certificate , Character 

Certificate and Unit Discharge Certificate in case of Ex-Serviceman . 
(2 ) The candidates must furnish the High School Certificate for the date of birth , 

for sports District/ State of National level certificate and for caste certificate 
a certificate issued by Tehsildar of District Magistrate . The candidates must 
furnish a photograph attested by Gazetted Officer, and thumb impression of 
right and left hands on the attached Performa with Application Form . The 
candidates must also furnish the complete postal address including Tehsil , 
Block and Village and pin code of post office . 


Recruitment 
by Promotion 


17. (1) The detailed procedure for the recruitment on the post of Fire Service 

driver, leading fireman and Fire station second officer is given in 

Annexure - 4 . 
(2 ) . The procedure for the promotion on the post of Fire station officer is given 

in rule 5 (5 ). 
(a ) the recruitment procedure by promotion shall be made through the following 
department selection committee on the basis of seniority subject to rejection of 
unfit 
(one) appointing authority 

Chairman 
(two) Two officers nominated by Appointing Authority - Members 

One officer shall be from Scheduled caste /Scheduled tribes among the 
two nominated officers by the Appointing Authority . 
(b ) An eligibility list shall be prepared by the Appointing Authority and 
character rolls and such other records particularly to them as he deems fit shall 
be produced before the selection committee . 
(C ) On the basis of specific records in sub rule (2) shall be considered by 
selection committee . 
(d ) The selection committee, a list prepared o the basis of seniority of the 
selected candidate and shall forward to the appointing authority . 
( e ) No consider shall be made for the matter of such candidate who will not 

joined on promotion to the next two years. 
18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment 

and by promotion , a combined select list shall be prepared by taking the names 
of the candidates from the relevant list in each manner that the prescribe 


Combined 
selection list 


HIHI 1] 


BTPNGUG TUE, 07 TARI, 2017 so (99 17, 1938 T 490 ) 


27 


percentage is maintained , the first namein the list being of the person appointed 
by promotion . 


PART-VI 
APPOINTMENT, TRAINING , PROBATION , CONFIRMATION AND SENIORITY 
Appointment 19. (1) The Appointing Authority shall make appointment by taking the name of 

candidate in the order in which they stand in the list prepared under Rule 

16 and Rule 17 as tha case may be . 
(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one 

selection , a combined order shall also be issued, mentioning the names of 
the order in the selection or as the case may be as it stood in the cadre 
from which they are promoted . 


Training 


20 . 


During probation period the probationer shall be required to undergo 
training as prescribed by the State Governmentand Head of the Department. 


Probation 


21. (1) A person is substantive appointment to a post in the service shall be placed 

on probation for a period of two years. 
(2 ) The appointed authority may , for reason to be recorded , extend the period 

of probation in individual case specifying the date up to which the 
extension is granted . 

Provided that save in exceptional circumstances, the period of 
probation shall not be extended beyond one year add in no circumstances, 

beyond two years. 
(3 ) If it appears to be appointing authority at any time during or at the end of 

the period of probation or extended period of a probation that a 
probationer has not made sufficient use of his opportunities or has 
otherwise failed to give satisfaction , he may be reverted to his substantive 
post, if any and if he does not hold a lien on any post, his service may be 

dispense with . 
(4 ) A probationer who is reverted or whose service is dispensed with under 

sub Rule (3 ) shall not be entitled to any compensation . 
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an 

officiating of temporary capacity in a post include in the cadre or any 
other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of 
computing the period of probation . 


Confirmation 


22. Subject to the provisions of sub Rule (2), a probationer shall be confirmed in his 

appointment at the end of the period of probation or the extended period of 
probation , If 
(a ) He has successfully undergone the prescribed training ; 
(b) his work and conduct is reported to be satisfactory ; 
(c ) His integrity is certified ; 
(d ) Where is accordance with the provision of the Uttarakhand State 

Government servant confirmation Rules 2002, confirmation is not 
necessary, the order under sub Rule (3) of Rule 5 of those Rule declaring 
that the person concerned has successfully completed the probation shall 

be deemed to be order of confirmation . 
23. ( 1) The seniority of persons substantively appointed to a post in the service 

shall be determined in accordance with the Uttarakhand State Government 
Servant Seniority Rules 2002 , as amended time to time. 


Seniority 


28 


BTRGUE TOT, 07 4991, 2017 ļo (419 17 , 1938 T5 AT ) 

[HT 1 
(2) The seniority inter of persons appointed directly on the result of any one 
selection shall be the same as determined by the commission . 

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority 
if he fails to join without valid reason when vacancy is offered to him . 
(3 ) The seniority inter se of the person appoints by promotion shall be the 

same as it was in the cadre from which they were promoted . 
(4 ) Where appointments one made both by promotion and direct recruitment 

the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a 
cyclic order I a combined list prepared in accordance with Rule 19 in such 
manner that the prescribed percentage is maintained : 
Provided that - 
a) Where appointment from any source fall short of the prescribed 

quota and appointments against such unfilled vacancies are made in 
subsequent year to year, the seniority of such person so appointed , 

shall get seniority below the quota vacancies. 
b ) Where appointment from any sources fall short of the prescribed 

quota and appointments against such unfilled vacancies are made in 
subsequent year to year the persons so appointed shall not get 
seniority of any earlier year but shall get the seniority of that year in 
which their appointments are made . So however, that in the 
combined list of that year (the list prepared under this rule), their 
names shall be pleaced at the top following by the names, in the 

cyclic order of the order appointments. 
c) Where the vacancies to be filled according rule or prescribed 

procedure, may be filled from any sources in mentioned in the 
relevant rule or procedure and if this way the appointment be made 
more than quota than that appointed person get same year seniority 
as they were appointed against this quota . 


PART- VII 

PAY 


Scales of Pay 


24. (1) The scale of pay admissible to person appointed to the various categories 

of post in the service shall be such as may be determined by the 

Government from time to time. 
(2 ) The scales of pay at a time of the commencement of these Rules are given 

in Schedule - 1A ; 


Pay during 25 . 
probation 


(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary , a 

person on probation , if he is not already in permanent Government 
service , shall be allowed his first increment in the time scale when he has 
completed one year of satisfactory service has passed departmental 
examination and undergone training where prescribed and second 
increment after two years service when he has completed the probationary 
period and is also confirmed . 

Provided that if the period of probation is extended on account of 
failure to give satisfaction such extension shall not count for increment 

unless the appointing authority directs otherwise. 
(2 ) The pay during promotion of a person who was already holding a post 

under the Government shall be regulated by the relevant fundamental 
Rules. 


TT 1] 


BTRRGUS JC, 07 499 ), 2017 so (999 17, 1938 1996 ) 


29 


Provided that if the period of probation is extended on account of 
failure to give satisfaction such extension shall not count for increment 

unless the appointing authority directs otherwise. 
(3) The pay during probation of a person already in permanent Government 

service shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to 
" Government Servants serving in connection with the affairs of the State . 


PART- VIII 
OTHER PROVISIONS 


Canvassing 


26. No recommendations either written or oral, other than those required under the 

Rules applicable to the post or service will be taken into consideration . Any 
attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his 
candidature will disqualify him for appointment. 


27. 


Regulation of 
other matters 


In regard to the matters not specifically covered by these Rules or special 
orders, person appointed to the service shall be governed by the Rules 
regulations and order applicable generally to Government servants serving in 
connection while the affairs of the State. 


Relaxation 
from the 
condition of 
service 


28. Where the State Government is satisfied that the operation of any Rule 

regulating the conditions of service of person appointed to the service caused 
undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything 
contained in the Rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the 
requirement or that Rule to such extend and subject to such conditions as it may 
consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. 


Savings 


29. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to 

be provided for the candidate belonging to the scheduled castes, scheduled tribes 
and other special categories of person in accordance with the orders of the 
Government issued from time to time in this regard 


30 


HTKTV08 TUC, 07 GMq1, 2017 go ( HÌN 17, 1938 86 64G ) 


[ TTT 1 


APPENDIX - 1 See rule -4 ] 
Number of sanctioned posts 


S.N. 


Name of the post 


Sanctioned Posts 


34 


Fire Station Officer 
Fire Station Second Officer 


2 


39 


3 


Leading Fireman 


148 


4 


Fire Service Driver 


181 


5 


Fireman 


920 


APPENDIX - 1 A See rule- 24 (21 


Name of Post 


Si 
No 


2 


Scale of Pay 
Corresponding Pay Band Corresponding Grade Pay 
(Rs) 

(Rs) 
9300-34800 

4200 
9300-34800 

4200 
5200-20200 

2400 
5200-20200 

2400 
5200-20200 

2000 


Fire Station Officer 
Fire Station Second Officer 
Leading Fireman 
Fire Service Driver 
Fireman 


3 


4 


5 


.............. 


ATT 1] 


BTRICUE TUT, 07 508 , 2017 (41917, 1938 Haq ) 


31 


APPENDIX - 2 ( See rule- 16 ( B ) ] 
Physical standard Test for Direct recruitment to the posts of fireman 


The minimum physical standard for candidate is as follows: 


Height 
( 1 ) 

For general/other backward classes and scheduled castes candidate minimum 165 cm . 

For hill area candidates minimum 160 cm . 
( 3) For Scheduled Tribes candidates minimum 157.5 cm . 


(2 ) 


Chest Measurement 

For all categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm . 


NOTE : 
1 . A minimum of 5 centimeter expansion is essential. 
2 . The minimum physical standard for qualifying these tests shall be displayed very 

prominently on boards in the stadium /Police Line wherever the tesť is to be conducted 

before conducting the examination . 
3 . The physical standard test should be conducted in the entire State in Police Line /stadium . 

The number of candidate should not be more than 200 in a day . Number of candidate may 

increase or decrease . 
4 . The result of this qualifying test shall be announced on mike mentioning measurement of 

each candidate test wise, immediately after the test is over and also displayed on the notice 

board and if possible uploaded on the board website daily. 
5 . Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for 

physical standard Test Examination . 


32 


BRIOUS UT, 07 Tract, 2017 0 (979 17, 1938 915 792 ) 


[ HT 1 


APPENDIX -2B See rule- 16 ( C )) . 
Physical Efficiency Test for direct recruitment to the post of Fireman 


The physical efficiency test Committee shall be conducted as below : 


(a ) President 
(b ) Member 


Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police-lever-officer. 
- Addition Superintendent of Police/ Deputy Superintendent of Police . 


Physical standard Qualifying candidates shall have obtain minimum 50 marks (out of 100 marks) as 
per following and if candidate obtain less then 50 percent mark in any stages of physical efficiency 
test shall be disqualify for further test 
S.N. Name of Stages 

Distance / Time Marks 
Cricket Ball through ( TotalMarks 20 ) 

50 Meter 

10 
55 Meter 

12 


1 


60 Meter 


14 


16 


20 


2 


10 


12 


14 


16 


18 


20 


3 


10 


12 


14 


16 


65 Meter 

70 Meter 
Long jump ( Total Marks 20 ) 

13 feet 
14 feet 
15 feet 
16 feet 
17 feet 

18 feet 
Chining up (total marks 20 ) 

05 time touch 
(over grip or under grip is choice of candidate ) 

07 time touch 
08 time touch 
09 time touch 

10 time touch 
Sit - up (total Marks 10 ) 

50 in 2 minutes 
65 in 2 minutes 
80 in 2 minutes 

100 in 2 minutes 
Push -up (totalMarks 10 ) 

25 in 4 minutes 
(Minimum marks obtain is compulsory in Sit -up 35 in 4 minutes 
and chin -up both ) 

50 in 4 minutes 

75 in 4 minutes 
Running (03 Kilometer) ( total marks 20 ) 

In 20 minutes 
In 18 minutes 
In 16 minutes 
In 14 minutes 
In 12 minutes 
In 10 minutes 


20 


4 


04 


06 


08 


10 


5 


04 
06 
08 
10 
10 
12 
14 
16 
18 
20 


(One ) The number of candidates should notmore than 100 in one day for each such team as not 

to affect the quality and procedure of the tests. 
(two) The minimum physical standard as qualifying each test is to be displayed very prominently 

on board . 
(three ) Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for 

physical efficiency Test Examination 


ATT 1] 


BTRONG THC, 07 UE621, 2017 ļo (49917 , 1938 PT Waa ) 


33 


APPENDIX -2C.See rule - 16 (D ) ) 


Written examination for direct recruitment to the posts of fireman 


( 1). In case call letter not received a week before the date of examination , the commission 

facilitates the candidate to contact helpline and download call letter from website . 
(2 ) Examination shall conduct in the State in the same date and time. 
( 3) Total marks of written examination shall be 100 marks, in which general knowledge 

question s marks shall 70 and Hindi language marks will be 30, which are shall be objective 

type . 
(4 ) 0.25 marks shall deducted for each wrong answer. 
(5 ) Answer sheet shall be provided with duplicate carbon copy and candidates are allowed to 

bring carbon copy with them . 
(6 ) Subjectwise obtained mark with answer key shall be uploaded on website of Commission 

after prepare the result. 


APPENDIX -2D (see rule 16 ( F ) ] 


Medical examination for direct recruitment to the post of fire man 


The selected candidates in written examination will be called for medical examination . 
They will undergo the medical examination at notified centers (District Hospital) by medical board 
constituted by the chief medical officer of the district. The member of candidate (not more than 50 
in a day) for each medical board shall be determined in such a way that it will not affect the 
procedure and quality of the medical examination . 


Medical Officer to examine as per MedicalManual: 
( a ) The Medical Officer will examine the candidate in accordance with the Medical Manual. 

themedicalboard mainly examine the deficiencies of human body such as knock knee bow 
leg, flat feet, varicose veins, distant and near vision , color blindness, hearing test, 
comprising of Rhine s Test , Webber s test and test for vertigo etc. the board may conduct 

other examination after obtaining the opinion ofexperts . 
(b ) The member of the medical board who are found giving the wrong report willfully will be 

liable for criminal proceeding. 
(c) The medical examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list. 


34 


BERIGUE TOC, 07 TH931, 2017 $ 0 (499 17 , 1938 95 Han ) 


[ATT 1 


APPENDIX -3A (see rule 16 ( B )] 
Physical standard Test for Direct recruitment to the posts of fire Station Second Officer 


167.7 cm 


1- The minimum physical standard for candidate is as follows: 

Height. 
(1) For general/other backward . classes and scheduled castes 
candidate 
( 2 ) For hill area candidates 
(3 ) For Scheduled tribes 
ChestMeasurement 


162.5 cm 

160.5 cm 
Before On 
expansion expansion 
78.8 cm 83.8 cm 
76.5 cm 81.5 cm 


For general/other backward classes and scheduled castes candidate 

For Scheduled tribes and hill area candidates 
NOTE : A minimum of 5 cm expansion is essential. 


2- The minimum physical standard shall be displayed very prominently on board . 


3- The physical standard test should be conducted in Police Line / stadium . The number of candidate 
should not be more than 200 in a day . 


4- The result of this qualifying test shall be announced on mike mentioning measurement of each 
candidate test wise, immediately after the test is over and also displayed on the notice board and if 
possible uploaded on the board website daily . 


5- Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical 
standard Test Examination . 


. 


.... 


HTT 1] 


Birous T , 07 Tha ), 2017 so (ute 17, 1938 9 W90 ) 


35 


APPENDIX - 3B ( see rule 16 (C ) 
Physical Efficiency Test for Direct recruitment for the post of Fire Station Second Officer 

by selection committee 


The physical efficiency test Committee shall be conducted as below : 


(a ) President 
(b ) Member 


- Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police level officer. 

Superintendent of Police/ 3 officers of Commandant Level. 


The minimum qualification of Physical efficiency Test for the post of Fire Station Second Officer 
as follows: 


S.L. 


1 


2 
3 
4 
5 


Name of Stages 
Cricket Ball through 
Long jump 
Chining up 
Running 
(a ) Push - up 
(b ) Sit- up 


Distance / Time 
50 Meter 
13 feet 
05 time touch 
5 kilometer in 30 minutes 
40 in 2 minute 30 second 
50 in 60 seconds 


(one) The number of candidates should not more than 100 in one day for each such team so that 

processors and quality of tests not to be affected . 


(two) The result of physical efficiency test shall be made available to the candidate on the same 

day . 


( three ) Only standardize equipment having Indian standard institution certificate be used for 

physical efficiency Test Examination . 


36 


BENGUE TC, 07TT, 2017 şo (4T 17, 1938 9 797) 


(PTT 1 


APPENDIX- 3C see rule 16 (D ) 


PROCEDURE FOR WRITTEN EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO 

THE POSTS OF FIRE STATION SECOND OFFICER 


(1 ) In case call letter not received a week before the date of examination , the commission 

facilitates the candidate to contact helpline and download call letter from website. 


(2 ) Examination shall conduct in the State in the same date and time. 


( 3 ) Total marks of written examination shall be 300 marks. Written exam shall contain two 

question paper. Written Examination shall be objective type and multiple choices. The 
Subject/marks of the examination shall be following : 


Subject 
1- Generalhindi (high school level) 


2- General knowledge and Mental ability 


Maximum Marks 
100 marks (1 mark for each question ) 
( time 1 hour ) 
200 marks ( 1 mark for each question ) 
( time 2 hour) 
50 marks ( 1 mark for each question ) 
75 marks (1 mark for each question ) 
75 marks ( 1 mark for each question ) 


a- General awareness and reasoning test 
b- General Awareness 

Mathematical Capabilities 


( 4 ) 0.25 marks shall deduct for each wrong answer. 


(5) Answer sheet shall be provided with duplicate carbon copy and candidates are allowed to 

bring carbon copy with them . 
(6 ) Subjectwise obtained mark with answer key shall be uploaded on website of Commission after 

prepare the result . 


PTT 1] 


Terug OTC, 07 Tria ), 2017 şo ( 17, 1938 29 Yaal) 


37 


APPENDIX- 3D ( see rule 16 ( F ) 


MEDICAL EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF 

FIRE STATION SECOND OFFICER 


The selected candidates in written examination will be called for medical examination . 
They will undergo the medical examination at notified centers (District Hospital) by medical board 
constituted by the chief medical officer of the district. The member of candidate (not more than 50 
in a day) for each medical board shall be determined in such a way that it will not affect the 
procedure and quality of the medical examination . 


(a ) The Medical Officer will examine the candidate in accordance with the Medical Manual. 

themedical board mainly examine the deficiencies of human body such as knock knee bow 
leg, flat feet, varicose veins, distant and near vision , color blindness, hearing test, 
comprising of Rhine s Test, Webber s test and test for vertigo etc. the board may conduct 

other examination after obtaining the opinion of experts. 
(b ) The member of the medical board who are found giving the wrong report willfully will be 

liable for criminal proceeding. 
(c ) The medical examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list. 


APPENDIX - 4 ( see rule 5 (2 ), 5 (3 ), 5 ( 4 )( ii ) and 17 ( 1 )] 


MEDICAL EXAMINATION BY PROMOTION TO THE POSTS OF FIRE SERVICE DRIVER , 

LEADING FIREMAN AND FIRE STATION SECOND OFFICER 


Candidates coming under the Eligibility list shall be completed 3.2 Km running within 30 minutes 
under physical efficiency test. 


By Order, 


UMAKANT PANWAR , 

Principal Secretary . 


. 


-- 


! 


38 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


गृह अनुभाग -5 

अधिसूचना 


20 दिसम्बर, 2016 ई ० 


-संख्या -1182 / XX( 5 ) / 16-04(होगा0) / 2014 - श्री राज्यपाल महोदय , नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 
(1968 का केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 4, उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एतद्वारा 
निम्नांकित जिलों के नगर क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन करने तथा सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट 
को सम्बन्धित अधिकारिता में उक्त कोर को समादेश देने के लिये नियन्त्रक नियुक्त करने हेतु सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 

1. अल्मोड़ा, 


-- 


2 . 


बागेश्वर , 


3. पिथौरागढ़ , 


4 . 


रूद्रप्रयाग, 


5. चमोली । 


राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना यथावत् लागू रहेगी । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 
प्रमुख सचिव , 

गृह, 

उत्तराखण्ड शासन । 
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation of the notification No. 1182/XX (5 )/ 16-04 (H.G )/2014 , 
dated December 20 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

December 20 , 2016 
No. 1182 /XX (5)/16-04 (H.G )/2014--In exercise of the powers conferred by the sub -section (1) of section 4 , 
of the CIVIL DEFENSE ACT, 1968 (Central Act of 1968 ), The Governor hereby pleased to establish the 
" Civil Defense Core " of the urban area of the following districts and appoints the districtsmagistrate in the area of 
their respective jurisdiction of these districts as controllers for giving orders to above such established core . 


1. Almora , 


2. Bageshwer, 


3. Pithoragarh , 
4. Rudraprayag , 


5. Chamoli . 


The notification previously issued by the Government will apply unchanged . 


By Order, 


Dr. UMAKANT PANWAR , 


Principal Secretary, Home. 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


39 


गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 


08 दिसम्बर , 2016 ई ० 


-संख्या 1571 / XX(1) -2016-2(25 )2004 टी 0 सी 0 || भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के आई० पी ० एस० 
अधिकारी, श्री अनिल कुमार रतूड़ी, आई० पी ० एस०- RR - 1987 , को अपर पुलिस महानिदेशक , वेतनमान ₹ 67,000-79,000 
( वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 प्रतिशत) के पद से महानिदेशक स्तर के निःसंवर्गीय पद वेतनमान HAG + ₹ 75,500-80,000 
(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 प्रतिशत ) के पद पर, सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान करते 
हुए पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें महानिदेशक, रूल्स एण्ड मैनुअल्स, निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान एवं निदेशक , 
अभियोजन के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं 


2. कृपया सम्बन्धित अधिकारी उक्त पद का कार्यभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण करने का कष्ट करें । 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 


वित्त अनुभाग -1 
विज्ञप्ति /नियुक्ति 


14 दिसम्बर , 2016 ई ० 


संख्या 1374 / XXVII (1 ) / 2016-वित्त आयोग निदेशालय में कार्यरत , श्री दिनेश चन्द्र, अपर शोध अधिकारी को 
विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त शोध अधिकारी, वेतन बैण्ड -3, सादृश्य 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान 
करने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त अधिकारी को शोध अधिकारी के पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार तत्काल अपने पदोन्नति के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करना सुनिश्चित करें । 


2 . 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव, वित्त । 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

15 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1424 / XXXI( 4)16-06 (विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री ओम प्रकाश पाण्डे, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 
01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


40 


2 . 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
श्री पाण्डे, अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही 
कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की 
सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


आर 0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

सचिव । 


राजस्व अनुभाग -3 

अधिसूचना 

20 दिसम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 676 / XVIII (3) / 2016-3 (17 ) / 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम, 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित 
ग्राम , सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रहेंगे: 

अनुसूची 


जनपद 


तहसील 


परगना 


गाँव का नाम 


1 


2 


3 


4 


नैनीताल 


हल्द्वानी 


भावरछ: खाता 


जवाहर ज्योति दमुवादूंगा 


आज्ञा से , 


डी ० एस ० गाल , 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of notification No.676 /XVIII (3)/2016-3 (17)/2016 , 
dated December 20 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

December 20, 2016 
No. 676/XVIII(3)/2016-3( 17)/2016 --In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land 
Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased 
to declare that with effect from the date ofpublication of the notification in theofficial gazette , the villagementioned 
in the Schedule below shall be under Survey and Record Operation :-- 

Schedule 
District Tehsil 

Pargana 

Name of Village 


2 


3 


4 


Nainital 


Haldwani 


Bhabar Che:Khanta 


Jawahar Jyoti 
Damuwadhunga 


By Order, 
D. S. GARBYAL , 
Secretary, Revenue . 


41 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग -1 

अधिसूचना 

20 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1444 / XIV - 1 / 2016-07 (1)2012- उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या 5, वर्ष 2003) 
की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 
में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन ) नियमावली , 2016 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः 

इस नियमावली का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन ) नियमावली, 2016 है । 
( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 
2. नियम 404 का संशोधनः 

उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है ), के नियम 404( ख)(1 ) 
में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया 


जायेगा, 


अर्थात् 
स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
( ख ) जिला सहकारी बैंक एवं नगरीय सहकारी बैंकों की ( ख ) जिला सहकारी बैंक एवं नगरीय सहकारी बैंकों की 

स्थिति में अध्यक्ष , समिति को निम्नलिखित सुविधाएँ स्थिति में अध्यक्ष, समिति को निम्नलिखित सुविधाएँ 
उपलब्ध होंगी 

उपलब्ध होंगी 
₹ 50 लाख वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों (1) ₹ 50 लाख वार्षिक शुद्ध लाभ की समितियों 
में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष 

में अध्यक्ष के निवास एवं कार्यालय दूरभाष 
हेतु ₹ 1500 प्रतिमाह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 

हेतु ₹ 1500 प्रतिमाह एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 
1000 कि 0 मी 0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग 

1500 कि 0 मी 0 प्रतिमाह तक वाहन उपयोग 
करने की सुविधा अनुमन्य होगी । 

करने की सुविधा अनुमन्य होगी । 
3. नियम 409 का संशोधनः 

मूल नियमावली के नियम 409 ( ख )(1), 409 ( ख )(3) एवं 409 ( ख)(4) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम 
के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् 
स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
( ख ) उपनियम ( क ) के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते की ( ख ) उपनियम ( क ) के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते की 
दर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होगी: 

दर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होगी: 
(1 ) शीर्ष सहकारी समिति और ऐसी अन्य समिति 

(1 ) शीर्ष सहकारी समिति , केन्द्रीय / जिला 
की दशा में जिसे निबन्धक उसके वित्तीय 

सहकारी बैंक / नगरीय सहकारी बैंक और 

ऐसी अन्य समिति की दशा में जिसे निबन्धक 
तथा कारोबार की दशा को ध्यान में रखकर 

उसके वित्तीय तथा कारोबार की दशा को 
और कारणों को अभिलिखित करते हुए 

ध्यान में रखकर और कारणों को अभिलिखित 
शीर्ष समिति के समतुल्य अधिसूचित करें । 

करते हुए शीर्ष समिति केन्द्रीय /जिला 
₹ 200 प्रतिदिन , यदि समिति का वार्षिक 

सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी बैंक के 
शुद्ध लाभ एक करोड़ रुपये से कम है 

समतुल्य अधिसूचित करें । ₹ 400 प्रतिदिन , 
अन्यथा ₹ 400 प्रतिदिनः 

यदि समिति का वार्षिक शुद्ध लाभ एक 
करोड़ रुपये से कम है , ₹ 600 प्रतिदिन , 


42 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
स्तम्भ -1 

स्तम्भ -1 
वर्तमान नियम 

वर्तमान नियम 
प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष समिति 

यदि समिति का वार्षिक शुद्ध लाभ 
की दशा में कारोबार के पूर्ववर्ती दिन या 

एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये 
पश्चात्वर्ती दिन के लिए भी दैनिक भत्ता 

के मध्य है , ₹ 800 प्रतिदिन , यदि 
उक्त दर पर अनुमन्य होगा । 

समिति का वार्षिक शुद्ध लाभ तीन करोड़ 
रुपये से पाँच करोड़ रुपये के मध्य है 

₹ 1000, प्रतिदिन यदि समिति 
का वार्षिक शुद्ध लाभ पाँच करोड़ रुपये 
से अधिक है । 

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष 
समिति की दशा में कारोबार के पूर्ववर्ती 
दिन या पश्चात्वर्ती दिन के लिए भी 
दैनिक भत्ता उक्त दर पर अनुमन्य 


तथा 


होगा । 


( 3 ) कृषि प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में 
₹ 100 प्रतिदिनः 

प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 
₹ 50 प्रतिदिन । 
(4 ) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में , 

₹ 100 प्रतिदिनः 


( 3) कृषि प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में 
₹ 200 प्रतिदिनः 

प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 
₹ 100 प्रतिदिन । 
( 4) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में , 

₹ 200 प्रतिदिनः 


प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 
₹ 50 प्रतिदिन अनुमन्य होगा । 


प्रतिबन्ध यह है कि हानि की दशा में 
₹ 100 प्रतिदिन अनुमन्य होगा । 


आज्ञा से , 


विजय कुमार ढौंडियाल , 

सचिव । 


Inpursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution ofIndia , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation ofthenotification No. 1444 /XIV -1/2016-7( 1)/2012, 
dated December 20 , 2016 for general information : 


NOTIFICATION 


December 20, 2016 


No. 1444/XIV-1/ 2016-7(1)/ 2012--In exercise of the powers conferred byArticle 128 of Uttarakhand Co 
operative Societies Act, 2003 (Actno. 5 of 2003 ),the Governor is pleased to make the following rules with a view 
to further amend the Uttarakhand Co -operative Societies Rules, 2004 : 


THE UTTARAKHAND CO -OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) RULES , 2016 


1. Short title and commencement : 


(1) These rulesmay be called the Uttarakhand Co-operative Societies ( Amendment). 


(2) It shall come into force at once . 


HIHI 1] 


BRAUG TOT, 07GT, 2017 ļo (41917, 1938 ya Hac ) 


43 


2. Amendment of Rule 404 : 


In Rule 404(b) (1) ofUttarakhand Co-operative Societies Rules , 2004(herein after referred to as Principalrules ) 
setout in column -Ibelow , the rule as set out in column- ll, shall be substituted namely : 
Column - 1 

Column - 2 
Existing rule 

Rules ashereby Substituted 
(b ) In the case of Chairman , District Co -operative (b ) In the case of Chairman , District Co -operative 

Bank /Urban Co -operative Banks, following Bank /Urban Co - operative Banks , following 
facilities willbe available : 

facilities willbe available : 


(1) 


(1) 1500 per month for office and residencial 

telephone and facility to use official vehicle 
in the area of the society upto 1,000 Km . 
if the net annual profit is less than 50 
Lakhs 


1500 per month for office and residencial 
telephone and facility to use official vehicle 
in the area of the society upto 1,500 km . 
if the net annual profit is less than 50 
Lakhs 


3. Amendment of Rule 409 : 


TheExisting rule 409 (b ) (1) , 409 (b ) (3) and 409 (b )(4 ) ofPrincipalrules set out in column- 1 below ,the rule as 
set out in column -2 , shall be substituted namely : 
Column - 1 

Column- 2 
Existing rule 

Rules as hereby Substituted 
(b ) The rate of daily allowance for the purpose ofSub (b ) The rate ofdaily allowance for the purpose of Sub 

rule ( a) shallbe subjectto the following maximum rule (a ) shall be subjectto the following maximum 
limits : 

limits : 


(1) 


(1) in the case of an Apex Co- operative 

Society and such other society, as the 
Registrarmay, in view of its financial and 
business conditions and for reasons to be 
recorded , notify as at par with an Apex 
Society, 200 per day if the annual net 
profit is below Rs. One Crore otherwise 
400 per day 


in the case of an Apex Co -operative 
Society, Central/District Co -operative 
Bank /Urban Co-operative Bank and such 
other society , as the Registrarmay,in view 
of its financial and business conditions and 
for reasons to be recorded , notify as at 
parwith an Apex Society , Central/District 
Co -operative Bank /Urban Co -operative 
Bank , 400 perday,if the annualnetprofit 
is below Rs . One Crore , * 600 per day, if 
the annual net profit is between Rs. One 
Crore to three Crore , * 800 per day,if the 
annualnet profit is between Rs three Crore 
to Five Crore , * 1000 per day, if the annual 
net profit is above the Rs. Five Crore . 

Provided that in case of an Apex 
Society the daily allowance for a day 
preceding of following the day of 
business shall also be admissible at the 
said rate ; 


Provided that in case of an Apex Society 
the daily allowance for a day preceding of 
following the day of business shall also 
be admissible at the said rate ; 


44 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 
Column - 1 

Column- 2 
Existing rule 

Rules as hereby Substituted 


(iii) in case of an agricultural primary 

Co -operative Society, ₹ 100 per day : 


in case of an agricultural primary Co 
operative Society, ₹ 200 per day : 


Provided that in case of loss, ₹ 50 per day 


(iv) 


(iv) in case of any other Co -operative Society , 

₹ 100 per day : 


Provided that in case of loss , ₹ 100per 
day; 
in case of any other Co -operative Society , 
₹ 200 per day : 

Provided that in case of loss , ₹ 100per 
day. 


Provided that in case of loss , ₹ 50 per day. 


By Order, 


VIJAY KUMAR DHAUNDIYAL , 


2016 


Secretary. 
सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग -1 

अधिसूचना 

20 दिसम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 1440 / XIV - 1 / 2016-7 (1) / 2015 टी 0 सी 0 श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद, 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का 
अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड सहकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित 
करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 

भाग - एक 

सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 है । 

( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
2. सेवा की प्रास्थिति : 

उत्तराखण्ड सहकारी सेवा में समूह क एवं ख के पद समाविष्ट हैं । 
3. परिभाषाएँ : 

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो , इस नियमावली में : 
( क ) “नियुक्ति प्राधिकारी से उत्तराखण्ड राज्य के श्री राज्यपाल महोदय अभिप्रेत हैं ; 
( ख ) “ भारत का नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है 

या समझा जाय; 
(ग ) “ आयोग से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ संविधान से भारत का संविधान अभिप्रेत है ; 
( ङ ) “ सरकार से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ; 
( च ) “राज्यपाल से उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय अभिप्रेत है; 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


45 


( छ ) “ सेवा का सदस्य से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से 

पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; 
( ज ) “ सेवा से उत्तराखण्ड सहकारी सेवा अभिप्रेत है ; 
( झ ) “ मौलिक नियुक्ति ” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और 

नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये 

गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ; 
( ञ ) “भर्ती का वर्ष से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत 


भाग - दो 


संवर्ग 
4. सेवा का संवर्ग : 
(1 ) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा 

समय - समय पर अवधारित की जाय । 
(2 ) जब तक उप नियम ( 1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक 

श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट - क में दी गयी है : 
(एक) परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या श्री राज्यपाल महोदय 

उसे अस्थगित रख सकते हैं , जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा । 
( दो ) श्री राज्यपाल महोदय, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं , जिन्हें वह 
उचित समझें । 

भाग - तीन 

भर्ती 
5. भर्ती का स्रोत : 

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी: 
( 1) अपर निबन्धक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निबन्धकों में से , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस 

को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , योग्यता एवं श्रेष्ठता के 

आधार पर पदोन्नति द्वारा । 
( 2) संयुक्त निबन्धक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निबन्धकों में से , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 

इस रूप में कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 

हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा । 
( 3 ) उप निबन्धक - ऐसे स्थायी सहायक निबन्धकों में से , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप 

में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा । 
( 4) सहायक निबन्धक ( एक ) पचास प्रतिशत पद अधीनस्थ सहकारी सेवा, सहकारी निरीक्षक वर्ग -1 (अपर जिला 

सहकारी अधिकारी) के ऐसे सदस्यों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, 

ज्येष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । 

( दो ) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 
आरक्षण : 
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों 
के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा । 


6 . 


46 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
भाग - चार 

अर्हतायें 
7. राष्ट्रीयता : 

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः 
-( क ) भास्त का नगरिक हो , या 
( ख ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया 


हो , या 


( ग ) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका 

या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया ( पूर्ववर्ती तांगानिका 
और जंजीबार ) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रवृजन किया होः 

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी ( ख ) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य 
सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण - पत्र जारी किया गया हो : 

परन्तु यह और कि श्रेणी ( ख ) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक , 
गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण - पत्र प्राप्त कर ले: 

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग ) का हो तो पात्रता प्रमाण - पत्र एक वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा पर इस शर्त 
के साथ रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले 
टिप्पणी - ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण - पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया 

गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो , किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा 
सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक 

प्रमाण - पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए । 
8. शैक्षिक अर्हता : 

सीधी भर्ती के सहायक निबन्धक के पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की 

उपाधिधारक होना अनिवार्य है । 
9. अधिमानी अर्हताएं : 

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने 
( एक ) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो , 

( दो ) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “ बी ” तथा “ सी प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो । 
10. आयु : 

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो , उस वर्ष की 01 जनवरी से 30 जून की 
अवधि में पद विज्ञाप्ति किए जाने की स्थिति में उस वर्ष 01 जनवरी को एवं 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि 
में पद विज्ञाप्ति किए जाने की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं 

होनी चाहिए । 
11. चरित्र : 

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन 
के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा । 
टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या 

नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर 
नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के अपराध से दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र 
नहीं होंगे । 


या 


47 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 
12. वैवाहिक प्रास्थिति : 

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित 
हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो , जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी 
हों , 

परन्तु श्री राज्यपाल महोदय, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं , यदि उनका यह 
समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है । 
13. शारीरिक स्वस्थता : 
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि शारीरिक और मानसिक 
दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो , जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की 
सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे अपेक्षा की जायेगी 
कि वह चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता 
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा । 

भाग - पाँच 

भर्ती की प्रक्रिया 
14. रिक्तियों का अवधारण : 
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों , 
अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों 

की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा । 
15. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया : 
(1 ) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन - पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में 

आमन्त्रित किये जायेंगे । आवेदन प्रपत्र, भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं । 
( 2 ) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा 

जारी किया गया प्रवेश प्रमाण - पत्र न हो । 
(3 ) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन 

अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक 
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में 
अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा 
निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों । प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में उसके 
द्वारा प्राप्त किए गये अंकों में जोड़े जायेंगे । 
आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता - क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 
कुल योग से प्रकट हो , एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जितनी 
वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो , 
तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर 
रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगी) आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा । 
टिप्पणी - प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य विवरण ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय - समय पर राज्य 

सरकार के अनुमोदन से निहित किये जायें । 
16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया : 

सहायक निबन्धक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती आयोग के माध्यम से समय - समय पर यथासंशोधित , उत्तराखण्ड 
लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोपरान्त ( प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के 
परामर्श से चयन द्वारा अनुपयुक्त को छोड़कर , ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी । 


48 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई ० ( पौष 17. 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
17. चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया : 

आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें 
निम्नलिखित होंगे: 
(1 ) अपर निबन्धक पद हेतुः 
( क ) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन 

-अध्यक्ष, 
( ख ) सचिव , कार्मिक , उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य , 
(ग ) प्रमुख सचिव / सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य । 
( 2) संयुक्त निबन्धक व उप निबन्धक हेतुः 
( क ) प्रमुख सचिव / सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन 

अध्यक्ष, 
( ख ) प्रमुख सचिव / सचिव , कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य , 


या 


. 


उनके द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो उत्तराखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो । 
( ग) निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड 

सदस्य । 
( 2) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) चयनोन्नति पात्रता सूची 

नियमावली, 2003 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र 
पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे, सुसंगत चयन समिति के 

समक्ष रखेगा । 
(3 ) चयन समिति उपनियम ( 2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी 

और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है । 
( 4) चयन समिति भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार चयन किये गए अभ्यर्थियों की एक 

पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित कर देगी । 
18. संयुक्त चयन सूची 
संयुक्त चयन सूची उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार तैयार की जायेगी । 

भाग - छ : 

नियुक्ति , परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता 
19. नियुक्ति : 
( 1 ) मौलिक नियुक्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके 

नाम यथास्थिति नियम 15 , 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो । 
( 2 ) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियाँ कर 

सकता हैं । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के 
अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि 
या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो , नहीं की जायेगी और 
जहाँ पद आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो , वहाँ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ( कृत्यों को परिसीमन) विनियम, 1954 

के विनियम 5 ( क ) और 6 (ग ) के उपबन्ध लागू होंगे । 
20. परिवीक्षा : 
( 1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष 

की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा । 
( 2 ) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग - अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि 

को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ाई जायः 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियाँ के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति 
में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी । 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी , 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


49 


( 3 ) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति 

प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन कार्मिक ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है 
या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित 
किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा 
सकती हैं । 
ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम ( 3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त 

की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा । 
( 5 ) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न 

या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना 

करने की अनुज्ञा दे सकता है । 
21. स्थायीकरण : 

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में 
स्थायी कर दिया जायेगा, यदि 
( क ) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो , उत्तीर्ण कर ली हो , 
( ख ) उसने विहित प्रशिक्षण , यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो , 
( ग ) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो , 
( घ ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो , और 

( ङ ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है । 
( 2 ) उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के प्राविधान यथावत् लागू होंगे । 
22. ज्येष्ठता : 

सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति 
एक साथ नियुक्त किए जायें तो उस क्रम से जिसमें उसके नाम उक्त आदेश में रखे गये हों , अवधारित की जायेगी, 


( 1 ) 


परन्तु 
(1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन के समय अवधारित 

की जाय । 
( 2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के 

‘ समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो । 
टिप्पणी-(1 ) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जबसे 

किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो , वहाँ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति 
के आदेश का दिनांक समझा जाएगा । अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने 

के दिनांक से होगा । 
(2 ) सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है , यदि किसी रिक्त पद का 

प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । 
कारण की विधिमान्यता के संबंध में , जिस पर आयोग के परामर्श से विचार किया जायेगा, 

नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
(3) संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता, नियमावली, 

के अनुसार अवधारित की जायेगी । 


2002 


50 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० (पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग - सात 

वेतन इत्यादि 
23. वेतनमान : 
( 1 ) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त 

व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान - ऐसा - होगा - जैसा सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय । 
( 2 ) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ठ - क में दिये गये हैं । 
24. परिवीक्षा अवधि में वेतन : 

मौलिक नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को , यदि वह पहले से स्थायी 
सरकारी सेवा में न हो , समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी, जब उसने एक वर्ष की 
संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी, जब उसने 
परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा 

निर्देश न दें । 
( 2 ) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो , परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत 
मौलिक नियमों द्वारा विनियमित होगाः 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी 
गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश 

न दें । 
(3 ) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो , परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप 
के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा । 

भाग - आठ 

अन्य उपबन्ध 
25. पक्ष समर्थन : 

ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों 
से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह 

कर देगा । 
26. अन्य विषयों का विनियमन : 

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों , सेवा 
में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों 

और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे । 
27. सेवा की शर्तों में शिथिलता : 

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति को सेवा की शर्तों को विनियमित करने 
वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू 
नियमों में किसी बात के होते हुए भी , आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तों 
के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, 
अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: 

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या 
अभिमुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा । 


51 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी, 2017 ई० (पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 
28. व्यावृत्ति : 

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध 
में सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , 
अन्य पिछड़े वर्ग व अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है । 

परिशिष्ट - क 


सहकारी सेवा के अधिकारी 


पदनाम 


वेतनमान 


कुल पदों की संख्या 


-- 


2 


3 


सहायक निबन्धक 


17 


उप निबन्धक 


5 


वेतन बैण्ड -3, वेतनमान ₹ 15,600-39,100. 
ग्रेड वेतन ₹ 5,400 
वेतन बैण्ड -3, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 6,600 
वेतन बैण्ड -3, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 7,600 
वेतन बैण्ड -4, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 , 
ग्रेड वेतन ₹ 8,700 


संयुक्त निबन्धक 


2 


अपर निबन्धक 


2 


आज्ञा से , 
विजय कुमार ढौंडियाल , 

सचिव । 


युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 


21 दिसम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 687 / VI - 2 / 2016-37 ( युवा कल्याण ) 2001 - उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् में 
निम्न व्यक्तियों को सदस्य के पद पर नामित / नियुक्ति किये जाने की , श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


1. श्रीमती विमला सजवाण , टनकपुर, जिला चम्पावत । 
2. श्री राकेश धवन , जिला देहरादून । 

उपरोक्त महानुभावों को गोपन (मंत्रिपरिषद् ) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
509 / 14 / 1 / XXI / 2012-15, दिनांक 04.06.2015 में उल्लिखित अन्य दायित्वधारी महानुभाव के लिये प्राविधानित 
सुविधायें सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होंगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 
प्रभारी सचिव । 


52 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत्) 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 
21 दिसम्बर , 2016 ई ० 


संख्या 2566 / X - 1-2016-14( 09) / 2014- श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव, भा ० व० से 0, मुख्य वन संरक्षक, सतर्कत्ता 
एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिनकी जन्मतिथि 01.04.1957 (एक अप्रैल सन् उन्नीस सौ सत्तावन) है. 60 वर्ष 
की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2017 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


आर0 के 0 तोमर, 
संयुक्त सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर 0 ई०) 01 हिन्दी गजट / 01 - भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2017 ई0 ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OFUTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

December 13 , 2016 
No. 308 /UHC / Admin.A/ 2016 -- Ms. Neha Kushawaha, Civil Judge( Jr. Div .), Haldwani, District Nainital has 
been given additional charge ofthe Court of JudicialMagistrate - II, Haldwani, District Nainital in addition to her 
present duties . 

This order will comeinto force with immediate effect. 


By Order of the Court, 

Sd/ 
NARENDER DUTT , 

Registrar General . 
NOTIFICATION 

December 17, 2016 
No. 309 /UHC /XIV - 21/ Admin.A /2008 --Ms. Rajni Shukla , Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh , District 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 21.11.2016 to 30.11.2016 with permission to 
prefix 20.11.2016 as Sunday holiday. 

NOTIFICATION 

December 17 , 2016 
No. 310 /UHC / XIV - a- 22/ Admin.A/ 2011 -- Ms . Rinky Sahni, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate , 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 21.11.2016 to 09.12.2016 with permission to 
prefix 20.11.2016 as Sunday holiday and suffix 10.12.2016 and 11.12.2016 as second Saturday and Sunday 
holidays . 


01 - ख 


02 


उत्तराखण्ड गजट, 07 जनवरी, 2017 ई ० ( पौष 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


December 17 , 2016 


No. 311/UHC /XIV -a / 34 /Admin.A /2012--Ms. Niharika Mittal, Civil Judge (Jr. Div .), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 21.11.2016 to 03.12.2016 with 
permission to prefix 20.11.2016 as Sunday holiday and suffix 04.12.2016 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 

Registrar (Inspection ). 
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल 

अधिसूचना 

17 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 312 / यू ० एच ० सी ० / एडमिन.ए / 2016 - संविधान के अनुच्छेद 229 , उपबन्ध (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल, निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं : 

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन नियमावली, 2016 


संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 


. 


संविलियन हेतु पात्रता 


1. (1 ) यह नियमावली उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर 

संविलियन नियमावली, 2016 कही जायेगी । 
(2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
(3 ) यह नियमावली उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 

संवर्ग में सीधी भर्ती के 07 नवीन पदों के इस संविलियन हेतु सृजित होने पर 
उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में पूर्व में सृजित कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा 

एन्ट्री सहायक के पदों पर कार्यरत कार्मिकों के संविलियन हेतु लागू होगी । 
2. इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सृजित कन्सोल 

ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक के पद मृत संवर्ग के पद समझे जायेंगे , अर्थात् पद 
रिक्त होने पर उक्त पद स्वतः समाप्त होते जायेंगे और उक्त पदों पर सीधी भर्ती 

नहीं की जायेगी । 
3. (1) इस नियमावली के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में 

कार्यरत सभी कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक, सहायक समीक्षा 

अधिकारी के पद पर संविलियन हेतु पात्र होंगे । 
( 2) संविलियन केवल सीधी भर्ती के इस संविलियन हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी 

के 07 नवीन सृजित पदों के सापेक्ष किया जायेगा । 
4. (1 ) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन 

के आदेश में इंगित तिथि , संबंधित कर्मचारी की उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय 
मेंसहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी 
एवं उस तिथि के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उसकी ज्येष्ठता , 
पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी मामले सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु 
“ इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा शर्ते एवं आचरण ) 
नियमावली, 1976, के अन्तर्गत व्यवहृत होंगे । संविलियन होने वाले कार्मिकों की 
पूर्व में की गई सेवा की अवधि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित 

की जायेगी । 
( 2) सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन के पश्चात् कन्सोल ऑपरेटर 

कम डाटा एन्ट्री सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो कि कन्सोल 

ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक के पद पर थी । 
(3) संविलियन के पश्चात् कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायकों को वर्तमान 

कनिष्ठतम सहायक समीक्षा अधिकारी के पश्चात् / नीचे ज्येष्ठता सूची में रखा 
जायेगा । 


संविलियन हेतु शर्तों का 
निर्धारण 


03 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 07 जनवरी , 2017 ई ० ( पौष 17, 1938 शक सम्वत् ) 

सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलिनियत होने वाले कार्मिकों 
का वेतन निर्धारण उसी प्रकार किया जायेगा, जिस प्रकार सीधी भर्ती से 
नियुक्त कार्मिक का होता है । यदि किसी संविलिनियत होने वाले 
कार्मिक का वर्तमान में वेतन बैण्ड में वेतन उपरोक्तानुसार किये गये 
वेतन निर्धारण से अधिक है तो इस दशा में संबंधित कार्मिक का वेतन 
बैण्ड में वेतन संरक्षित किया जायेगा तथा उसे सहायक समीक्षा 

अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य किया जायेगा । 
नियुक्तियों को संगत सेवा 5. इस नियमावली के अधीन किया गया संविलियन, संबंधित कन्सोल ऑपरेटर 
नियमावली के अधीन किया 

कम डॉटा एन्ट्री सहायक को उत्तराखण्ड उच्च 
गया समझा जायेगा । 

न्यायालय, नैनीताल के 
अधिष्ठान में सहायक समीक्षा अधिकारी का पदनाम / वेतनमान दिये जाने की 
तिथि से संगत सेवा नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ समझा जायेगा । 
6. संविलिनियत होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा 

कि क्या वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलियन हेतु सहमत है 
अथवा नहीं । 


मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की आज्ञा से , 


ह ० / 
महानिबन्धक । 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

December 19 , 2016 
No. 313/UHC /XIV - a /39/ Admin.A /2016 --Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div .), Pratapnagar, District Tehri 
Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 29.11.2016 to 08.12.2016 . 

NOTIFICATION 

December 21, 2016 
No. 314 /UHC /XIV /71/Admin.A / 2003 --Ms.Neena Aggarwal,ADJ/Special Judge (POCSO ), Dehradun is 
hereby sanctioned medicalleavefor 13 days w.e.f. 18.11.2016 to 30.11.2016 . 

NOTIFICATION 

December 22 , 2016 
No. 315 /UHC /XIV - a - 18 / Admin.A /2009 -- Sri Vinod Kumar Burman , 2nd AdditionalChief JudicialMagistrate , 
Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 03.11.2016 to 17.11.2016 in terms ofG.O.No. 
.819/ xxxvii( 7) 34/ 2010-11 , dated 31.12.2013. 

Further, he is sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 19.11.2016 to 15.12.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar ( Inspection ). 


पी ० एस० यू० ( आर० ई०) 01 हिन्दी गजट / 01 - भाग 1 - क -2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


